निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 224) 


9 फाल्गुन 1935 ( श0 ) 
पटना, शुक्रवार , 28 फरवरी 2014 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

24 फरवरी 2014 
सं0 22 नि0 सिo ( भाग० ) - 09 - 09 / 2008 / 247 श्री ललित मोहन प्रसाद सिन्हा, सेवानिवृत मुख्य अभियन्ता 
के विरूद्व उनके मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर के वर्ष 2003 - 04 एवं 2004 - 05 के पदस्थापन काल 
में नकटी जलाशय योजना के डैम के टॉप पर डब्लू0 बी0 एम0 रोड के कालीकरण कार्य के स्वीकृत प्राक्कलन से 
अधिक राशि का परिमाण विपत्र स्वीकृत करने तथा उक्त कार्य के परिमाण विपत्र की स्वीकृति प्राक्कलन की स्वीकृति 
दिये जाने के पूर्व करने के आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 616 दिनांक 6.7.09 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली 
के नियम - 43 ( बी० ) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया । 

उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान यह ज्ञात होने पर कि श्री सिन्हा, सेवानिवृत मुख्य अभियन्ता 
की मृत्यु दिनांक 19 सितम्बर 2007 को ही हो गयी है , उनके विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम - 43 ( बी ) के 
तहत संचालित विभागीय कार्यवाही को तकनीकी आधार पर समाप्त किया जाता है । 

उक्त विभागीय कार्यवाही को तकनीकी आधार पर समाप्त करने के विन्दु पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन 
प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सतीश चन्द्र झा , 
सरकार के अपर सचिव । 


ना 


है । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 224-571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


